सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 वैशाख , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 361 राँची, गुरुवार, 


25 अप्रैल , 2019 ( ई ० ) 


, 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, 


संकल्प 
15 अप्रैल, 2019 


, 


संख्या-5/ आरोप- 1-137/ 2017-1762 ( HRMS) -- श्री बिनय कुमार , झा ०प्र ० से ० ( द्वितीय सीमित 
बैच , गृह जिला-गढ़वा ), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विश्रामपुर , पलामू के विरूद्ध ग्रामीण 
विकास विभाग, झारखण्ड , राँची के पत्रांक-3501 , दिनांक 11.07.2017 के माध्यम से उपायुक्त , पलामू 
के पत्रांक -322 , दिनांक 01.06.2017 द्वारा प्रपत्र- क में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया , 
जिसमें इनके विरूद्ध प्रधानमंत्री आवास योजना ( ग्रामीण ) के अन्तर्गत शत् प्रतिशत निबंधन , जियो 
टैगिंग , Sanction with verified account में प्रथम किस्त का भुगतान एवं पूर्ण आवासों का फोटोग्राफ 
अपलोड नहीं करने तथा मनरेगा अन्तर्गत डोभा निर्माण , मानव दिवस सृजन एवं IHHL में लक्ष्य के 
अनुरूप प्रगति नहीं होने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया । 

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक -10662 , दिनांक 16.10.2017 द्वारा श्री कुमार से 
स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में इनके द्वारा पत्रांक-746, दिनांक 09.11.2017 

द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया । श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक -421 , 
दिनांक 15.01.2018 द्वारा उपायुक्त , पलामू से मंतव्य की माँग की गयी । उपायुक्त , पलामू के 
पत्रांक -156, दिनांक 12.02.2018 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें उपायुक्त , पलामू द्वारा 


, 


2 


, 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 25 अप्रैल , 2019 
श्री कुमार 

के सरकारी कार्यों के प्रति उदासीनता, स्वैच्छिक कार्यशैली एवं अपने अधीनस्थ कर्मियों पर 
नियंत्रण का अभाव प्रतिवेदित किया गया । 

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त , पलामू के मंतव्य की 
समीक्षा की गयी । समीक्षा में पाया गया कि श्री कुमार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ( ग्रामीण) में 
निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति बाद में कर ली गई, किन्तु डोभा निर्माण में निर्धारित लक्ष्य एवं मनरेगा 
योजना अन्तर्गत 100 मानव दिवस प्रति पंचायत प्रतिदिन के लक्ष्य प्राप्ति में ये असफल रहे हैं । 

अतः समीक्षोपरांत, उपायुक्त , पलामू के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री बिनय कुमार , तत्कालीन 
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विश्रामपुर, पलामू के विरूद्ध सेवा सम्पुष्टि के आदेश निर्गत की तिथि से 
झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली , 2016 के नियम -14( iv) के 
अन्तर्गत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है। 


Sr 


Employee Name 


Decision of the Competent authority 


No. 


G.P.F. No. 


1 


2 


3 


BINAY KUMAR 


JHK / JAS /232 


श्री बिनय कुमार , झा ०प्र ० से० ( द्वितीय सीमित बैच , गृह जिला- गढ़वा), 
तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , विश्रामपुर , पलामू के विरूद्ध सेवा 
सम्पुष्टि के आदेश निर्गत की तिथि से झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण , 
नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2016 के नियम -14(iv) के अन्तर्गत 
असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया 
जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अशोक कुमार 

खेतान , 
सरकार के संयुक्त सचिव 
जीपीएफ संख्या: BHR/ BAS / 2972 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 361 -- 50 


